. 


IRANP 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण, 1940 ( श० ) 
25 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 704 राँची, बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
5 जुलाई , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1- 553 /2014- 924 ( HRMS )-- श्री रूपेश कुमार , झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच, 
जे०पी०एस०सी०) द्वारा फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के खतियान एवं गलत शपथ-पत्र के आधार 
पर पिछड़ा वर्ग-I का जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर चतुर्थ बैच, जे०पी०एस०सी० परीक्षा के 

द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त की गयी है । विभाग द्वारा मामले की 
जाँच प्रारंभ किये जाने पर जिला के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से फर्जी पत्र भेजकर विभाग को 
गुमराह किया गया । इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु 
विभागीय पत्रांक -8916, दिनांक 18 अक्टूबर , 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है । 


2. चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसके लिए इन्हें सरकारी सेवा 
से बर्खास्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अतः श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम -9(1)(क ) के तहत् निलंबित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 25 जुलाई, 2018 
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उतरी छोटानागपुर प्रमंडल , 
हजारीबाग रहेगा, जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838 , दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में 
उपस्थिति दर्ज करेगें तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


No . 


( G . P. F. No. ) 


RUPESH KUMAR | श्री रूपेश कुमार, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच ) | 05/ 07/ 2018 
( 110083181676 ) को निलंबित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल, 

सरकार के उप सचिव । 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 704 -- 50 


